सत्यमेव जयते 


GOVT 
.OF 


Haryana Government Gazette 


EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt. of Haryana 
No. 146-2020 / Ext.] CHANDIGARH , TUESDAY, OCTOBER 6 , 2020 ( ASVINA 14 , 1942 SAKA ) 


हरियाणा सरकार 
आबकारी तथा कराधान विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 6 अक्तूबर , 2020 
संख्या 80 / का 0 आ0-1 / पं 0 अ 01 / 1914 / धा 0 59 / 2020.- पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 ( 1914 का पंजाब 
अधिनियम 1 ) , की धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, 
अधिसूचना संख्या 9 / आ0-1 / 40 अ 01 / 1914 / धा 0 9/2020 , दिनांक 28 जनवरी, 2020 के प्रतिनिर्देश से , मैं , शेखर विद्यार्थी, 
आबकारी आयुक्त, हरियाणा वित्तायुक्त की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसके द्वारा, हरियाणा मदिरा अनुज्ञप्ति नियम, 1970 , 
को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता हूँ, अर्थात् 

ये नियम हरियाणा मदिरा अनुज्ञप्ति (तृतीय संशोधन) नियम, 2020 , कहे जा सकते हैं । 
2 . हरियाणा मदिरा अनुज्ञप्ति नियम, 1970 (जिन्हें , इसमें , इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है ) में , नियम 24 में , खण्ड 
(i- डडडड़) में , उप - खण्ड ( ड ) के पश्चात् , निम्नलिखित उप - खण्ड रखा जायेगा तथा 06 मई, 2020 से रखा गया समझा 
जायेगा, अर्थात् 

" ( डड़ ) कोविड उपकर के रूप में अतिरिक्त निर्धारण फीस आयातित विदेशी मदिरा पर उद्गृहीत की जाएगी, जो 
अनु0-1 या अनु0-1खच से खुदरा अनुज्ञप्तिधारियों को मदिरा के परिवहन के लिए पास (अनु0-34) के जारी करते समय 
यथावर्णित होगी : 
मदिरा की किस्म मदिरा का पैक आकार 

पैक की प्रति ईकाई की दर ( र में ) 
आयातित विदेशी मदिरा 

375 मिलीलीटर से अधिक पैक 
375 मिलीलीटर से कम या के बराबर 
पैक 


1 . 


: 


50 


25 


उपरोक्त उद्ग्रहण के आगम कोविड -19 महामारी के सम्बन्ध में खर्च के लिए उपयोग किए जायेंगे । " 


( 2050 ) 


3 . 


HARYANA GOVT . GAZ. (EXTRA . ), OCT . 6 , 2020 ( ASVN . 14 , 1942 SAKA ) 

2051 
उक्त नियमों में , नियम 38 में 
(i) उप -नियम (2) में , खण्ड ( घ ) के बाद , निम्नलिखित खण्ड रखा जायेगा तथा 06 मई, 2020 से रखा गया समझा 
जायेगा, अर्थात् : 

"( ड) कोविड उपकर के रूप में उद्गृहीत अतिरिक्त आबकारी शुल्क तथा अतिरिक्त निर्धारण फीस हरियाणा 
आबकारी नीति 2020-21 में यथा नियत न्यूनतम खुदरा बिक्री दरों से होकर गुजरेगा । । 

उप - नियम 16 में , खण्ड ( ङ ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जायेगा तथा 06 मई, 2020 से रखा गया समझा 
जायेगा, अर्थात् : 

"( डड़ ) कोविड उपकर के रूप में उद्गृहीत अतिरिक्त निर्धारण फीस हरियाणा आबकारी नीति 2020-21 में यथा 
नियत न्यूनतम खुदरा बिक्री दरों से होकर गुजरेगी ।। 


शेखर विद्यार्थी, 
आबकारी तथा कराधान आयुक्त, 

हरियाणा। 


HARYANA GOVERNMENT 
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT 

Notification 

The 6th October, 2020 
No. 80 / X - 1/P.A . 1 / 1914 /S . 59 / 2020.- In exercise of the powers conferred by section 59 of the Punjab Excise 
Act, 1914 (Punjab Act 1 of 1914 ) and with reference to the Haryana Government, Excise and Taxation Department, 
Notification No. 09 / X - 1 / P.A.1 / 1914 / S . 9/2020 , dated the 28th January , 2020 , I , Shekhar Vidyarthi, Excise Commissioner, 
Haryana, exercising the powers of Financial Commissioner hereby make the following rules further to amend the Haryana 
Liquor License Rules , 1970 , namely : 
1 . These rules may be called the Haryana Liquor License ( Third Amendment) Rules, 2020 . 
2 . In the Haryana Liquor License Rules, 1970 ( hereinafter called the said rules ), in rule 24 , in clause ( i- eeee ), 
after sub -clause ( 0 ) , the following sub - clause shall be inserted and deemed to have been inserted with effect from the 
6th May , 2020 , namely : - 

" ( 00 ) Additional assessment fee as Covid Cess shall be levied on Imported Foreign Liquor, at the time of 
issuance of pass ( L - 34 ) for transportation of liquor from L - 1 or L - 1BF to retail licensees as mentioned below : 


Type of liquor Pack Size of Liquor 

Rate of per unit of Pack ( in rupees ) 
Imported Foreign Liquor Pack greater than 375 ML 

50 
Pack less than or equal to 375 ML 25 
The proceeds of the above levy shall be utilized for expenditure in relation to the Covid - 19 pandemic . ". 
3 . In the said rules, in rule 38 , 

( i ) in sub - rule ( 2 ) after clause ( d) , the following clause shall be inserted and shall be deemed to have been 
inserted with effect from the 6th May , 2020 , namely : - 

“ ( e ) The additional excise duty and additional assessment fee levied as Covid Cess shall pass through 
the minimum retail sale rates as fixed in the Haryana Excise Policy 2020-21." ; 

in sub - rule ( 16 ) after clause ( e ) , the following clause shall be inserted and shall be deemed to have been 
inserted with effect from the 6th May, 2020 , namely : 

“ ( ee ) The additional assessment fee levied as Covid Cess shall pass through the minimum retail sale 
rates as fixed in Haryana Excise Policy 2020-21 ." . 


SHEKHAR VIDYARTHI, 
Excise and Taxation Commissioner, 

Haryana.. 


8924 -C.S.H.G.P . , Pkl . 


